सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 फाल्गुन , 1940 ( श ० ) 


संख्या- 186 राँची, शुक्रवार , 


1 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


, 


, 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 


संकल्प 
27 फ़रवरी, 2019 


संख्या -5 / आरोप- 1-103/ 2018-952 ( HRMS)-- श्री बिनय कुमार, झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय सीमित 
बैच, गृह जिला गढ़वा ), तत्कालीन अंचल अधिकारी , विश्रामपुर, पलामू के विरूद्ध अतिक्रमणकारी को 
लाभ पहुंचाने , लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत् प्रक्रिया को बेवजह लंबा चलाने एवं 
लापरवाही बरतने संबंधी आरोप उपायुक्त , पलामू के पत्रांक -908/ रा ० , दिनांक 17.07.2018 द्वारा प्रपत्र 
क में गठित कर उपलब्ध कराया गया । 

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक -6193, दिनांक 13.08.2018 द्वारा श्री कुमार से 
स्पष्टीकरण की माँग की गयी , जिसके अनुपालन में इनके द्वारा पत्रांक-727, दिनांक 04.10.2018 

द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक -8144, 
दिनांक 01.11.2018 द्वारा उपायुक्त , पलामू से मंतव्य की माँग की गयी । उपायुक्त , पलामू के 
पत्रांक -1590/ रा ०, दिनांक 04.12.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया । 


श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त , पलामू 
के मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि परिवादी श्री इन्द्रजीत पासवान के द्वारा 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 मार्च, 2019 
मामले की शिकायत लोकायुक्त महोदय के समक्ष करने के उपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की 
गई, अतः अतिक्रमण वाद के निष्पादन में विलम्ब के लिए श्री कुमार भी दोषी है । 


अतः समीक्षोपरांत श्री बिनय कुमार , झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय सीमित बैच , गृह जिला- गढ़वा) 
तत्कालीन अंचल अधिकारी , विश्रामपुर , पलामू के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियत्रंण 
एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम -14(i) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से "निन्दन " का 
दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 


Sr 
No 


Employee Name 


Decision of The Competent authority 


G.P.F No 


2 


3 


1 


BINAY KUMAR 


JHK /JAS /232 


श्री बिनय कुमार, झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय सीमित बैच, गृह जिला- गढ़वा ) 
के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत सेवा संपुष्टि की तिथि 
से "निन्दन " का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव 
जीपीएफ संख्या : BHR/ BAS / 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 186 -- 50 


